रजिस्ट्री सं॰ डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


भारत राजपत्र 


मत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


अंसाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PARTII - Section3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 42 ] 
No. 42 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 12, 2003 / कार्तिक 21 , 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12 , 2003 /KARTIKA 21, 1925 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2003 
आ . अ. 52 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 
का 43 ) की धारा 13ग की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निर्वाचन आयोग , इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि तारीख 
21 अक्तूबर , 1997 की उसकी अधिसूचना सं. 429 / अ.नि . द्वी./ 97 ( 1 ) 
में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में विद्यमान प्रविष्टि " वरिष्ठ प्रोग्रामर " के स्थान 
पर " उप प्रबन्धक ( आई टी ) " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी । 

. [ सं. 429 /अ. नि. डी./ 2003 ( 1) ] 

आदेश से, 
शरण पाल सिंह , सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th November , 2003 

O .N . 52 (E ). — In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of Section 13 C of the Representation of 
the People Act, 1950 (43 of 1950 ), the Election Commission 
of India hereby directs that the following amendment 
shall be madein its Notification No. 429/ ANI / 97( 1 ) dated : 
21 - 10 - 1997, namely : 

_ The Existing entry “Senior Programmer "in the said 
notification, shall be substituted by the entry " Deputy . 
Manager (IT) ". 

[ No. 429IANI2003 (1)] 

By Order , 
SHARAN PAL SINGH , Secy . 


. 


7 


3338 G12003 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi -110064 

. and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


